1048 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 16, 1985 ( CHTR . 26 , 1907 SAKA ) 


[ PART I 


राजस्व विभाग 


दिनांक 2 अप्रैल , 1985 


सं ० 1011 -र - 3-85/ 10669. चूकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि 
सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् पत्ती अचार्जी. मम्बाला शहर. हदबस्त संख्या 56, तहसील व जिला 
अभ्बाला में लघ सचिवालय के निर्माण के अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे परिक्षेत्र में वर्णित 
भूमि उपयुक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


2. यह अधिसूचना भूमि मर्जन अधिनियम , 1894, की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो । 


3. पर्वोक्त धाग द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हए , हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में 
लगे अधिकारियों को उनके सेवकों तथा फर्मकारों सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस 
धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 


4. कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपद में 
प्रकाशन या दो समाचार पत्नों में या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से , जो भी बाद की हो , से तीस दिन की अवधि के 
भीतर जिला राजस्व अधिकारी एंव भूमि अर्जन कलक्टर , अम्बाला के सम्मुख लिखित रूप में प्राक्षेप , यदि कोई हो , दायर 
कर सकता है । 


5. भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भमि अर्जन कलक्टर, अम्बाला, जिला अम्बाला के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र / ग्राम 


क्षेत्रफल 


खसरा 
नं . 


हदबस्त नं ० 


कनाल 


मरला 


2 


3 


5 


अम्बाला 


अम्बाला 


58 मिन 


3 


1 


पत्ती प्रचार्जी 
अम्बाला शहर, 
हदबस्त नं ० 56 


3 


-- 


एल . सी . गुप्ता , 


सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


REVENUE 


DEPARTMENT 


The 2nd April, 1985 


No. 1011 - R -III - 85/10669.-- Whereas it appears to the Governor of Haryana that land des 
cribed in the specification below is needed by the Government, at the public expenses, for a public 
purpose , namely , for the construction of Mini Secretariat building at Patti Achharjan Ambala City 
Hadbast No. 56 , tahsil and District Ambala . it is hereby notified that the land in the locality 
described below is needed for the above purpose . 


PART I 


HARYANA GOVT GAZ., APRIL 16, 1985 ( CHTR. 26 , 1907 SAKA) 


1049 


2. This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act , 
1894 , for the information of all to whom it may concern . 


3. In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana 
hereby authorise : the officers for the time being engaged in the undertaking, with their servants and 
workmen to unter upon and survey any land in the locality and 

land in the locality and do all other acts required or 
permitted Sy that section . 


4 , Any person interested who has any objection to the acquisition of the land in the locality 
nay within a period of thirty days of the publication of this notification in the official Gazette 
or in two newspapers or publicity in the locality, whichever is later , file an objection. if any . in 
writing before the District Revenue Officer- cum - Land Acquisition Collector , Ambala . 


5. Plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer , Ambala . 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Khasra No. 


Area 


Locality / 
Village 


Kanal Marla 

3 


Ambala 


Ambala 


. 


58 min 


1 


Patti 
Achharjan , 
Ambala 
City , H. B. 56 


3 


1 


L. C. GUPTA, 
Secretary to Government, Haryana , 

Revenue Department. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


L 


दिनांक 1 अप्रैल , 1985 
माक 369 - ज- (I ) -85/10488.-- श्री दीवा सिह, पुत्र श्री इन्द्र सिंह. गांव घामरोज, तहसील गुड़गांवा , जिला 
ग गाथा, को दिनांक 17 जलाई, 1984 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पजाब युद्ध पुरुस्कार 
मधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
2( ए ) ( 1 ) लाया 3( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री डीघा सिंह की मुग्लिग 300 रुपये धार्षिक 
की नागौर को उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1746- पार- (4 )-67/25 30, दिनांक 27 जुलाई, 1967 तथा 
5041 -बार-I[[- 10/29505 , दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 तथा 1789 -जे . (I)-79/44040 , दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 
मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती राम कली के नाम रबी, 1985 से 300 रुपये वार्षिक में दर से सनद 
में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते है । 

मां 394-1( I) -85/10492.-- श्री प्रभु राम , पुत्र श्री श्यो बख्श सिंह, गांव नामडोल, तहसील सोहना , जिला 

की दिनांक 22 जुलाई, 1984 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार 
अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें भाज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री प्रभ राम की मुब्लिग 
300 रुपये भार्षिक की भागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3 : -ज- (11) -- 74/ . . . ), दिनांक 13 
जन , 1974 मा 534 -प्रार-II1-70/ 295 05 दिनांक 3 दिसम्बर, 1970 तथा .789-7-([ :- 79/44) दिनांक 30 
प्रात :, : 979 वार . अपूर की गई थी , अब उसको विधवा श्रीमतो जानकी देवी के नाम रखी 1985 से 300 रुपये वार्षिक 
की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते है । 


टी . आर . तुली , 
प्रवर सचिव, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


1050 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 16 , 1985 (CHTR . 26 , 1907 SAKA ) 


[ PART I 


दिनांक 6 अप्रैल , 1985 


क्रमांक 365- ज- ( II ) / 85 )-10974.-- श्री सोहन सिंह , पुत्र श्री रामजस , गांव डीगल , तहसील झज्जर, जिला 
रोहतक , की दिनांक 25 दिसम्बर, 1974 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार 
अधिनियम , 19.18 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है) की धारा 
4 एंव 2(ए)( 1) तथा 3( 1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सोहन सिंह की मुब्लिग 250 रुपये 
वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2467 - पार-( 4) -67/25 45 , दिनांक 27 जुलाई , 1967 
तथा 5041 - आर-III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती नन्दकौर के 
नाम खरीफ़ , 1975 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये तार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर में मनद मे दी 
गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


. 


शुद्धि -पत्र 


दिनांक 8 अप्रैल, 1985 


क्रमांक 315-ज-(I)-85/11069.-- हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 1637 
ज-(I )-84/1986 18 जनवरी , 1985 जो हरियाणा सरकार के राजपने में दिनांक 20 जनवरी, 1985 को प्रकाशित 
है , की तीसरी लाईन में लब्ब राम " की बजाये " लब्ध राम " पढ़ा जाये । 


हु 


ई 


दिनाक 10 अप्रैल , 1985 


क्रमांक 406-1-( II ) -85/11272. पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1 ए) तथा 3( 1 ए) के अनुसार सोपे गए 
प्राधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्री माम चन्द , पुत्र श्री श्री चन्द , गोद गिरावड़, तहसील महम , जिला 
रोहतक को खरीफ़ , 1965 से रवी , 1970 तक 100 रुपये वार्षिक , खरीफ़ , 1970 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक 
तथा रबी , 1980 से 300 पये वार्षिक कीमत को युद्ध जागीर सनई में दी गई तो के अनुसार सहर्ष प्रदान करते 


प्रो ० पी ० सांगड़ा, 


अवर सचिव, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 19th March , 1985 


No. 107- PC ( Agri )-APO -84/ 386-95. - In supersession of Haryana Government , Agriculture Depart . 
ment Notification No. 9868- APO - VII - 83 / 839, dated the 24th January, 1984, the Governor of Haryana , 
is pleased to reconstitute the State Level Technical Committee , for approving the list of pumping sets 
against different loan schemes as under : 

Chairman 
1. Secretary , incharge of 

Agriculture Department, 
Haryana 


Member 


2. A representative of the 

Government of India , 
Ministry of Irrigation , 
New Delhi 


Do 


3. A representative of the 

Government of India , 
Ministry of Agriculture and 
Rural Development, 
New Delhi 


Part 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ., APRIL 16 , 1985 (CHTR . 26 , 1907 SAKA ) 


1051 


Member 


4. Technical Expest (Mech ), 

Industries Department , 
Haryana 


Do 


5. Managing Director, Haryana 

Agro Industries, Corp. 


Do 


6. Managing Director, Haryana 

State Co - operative Land 
Development Bank 


Do 


7. Director of Agriculture , 

Haryana 


Do 


8. Deputy General Manager , 

National Bank for Agriculture and 
Rural Dev . 


Do 


9. Incharge of Agricultural 

Engineering Branch in 
Directorate of Agriculture , 
Haryana 


Member- Secretary. 


10. Joint Director , Agriculture 

(Ground Water Cell) , Directorate of 
Agriculture , Haryana 


2. The Committee will prepare and approve the list of pumping sets with regard to the follow 
ing factors : 


( 1) ISI Marking . 


(2 ) Quality Marking . 


( 3) Post Experience . 


1 


(4 ) Provisions for after scales service . 
(5 ) Availability . 

(6 ) Price . 
3. The committee may co -opt. any additional member, if necessary. 

4. The headquarters of the Committee will be at Chandigarh . The Committee will meet as and 
when required and review the approved list based on the reports received from field. The list , so approved , 
will be valid for all financing agencies in the State who may not be allowed to maintain their own lists . 
The farmers will have the final choice of the brand from within the approved list subject to suitability 
from the technical angle . 

G. L. BAILURE, 
Financial Commissioner and Secretary to 
Goveroment, Haryana , Agriculture Department, 

Chandigarh . 
AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 24th March , 1985 
No. 2862/0C .-- In exercise of powers conferred by rule 10 of the Punjab Market Committee 
Chairman , Vice - Chairman (Election ) Rules , 1961, I, Umed Singh , Rao , Sub -Divisional Officer (Civil) Panipat 
Presiding Officer, Market Committee, Panipat, District Karnal hereby notify that Shri Om Parkash , son of 
Shri Chuni Lal, Gaushala Mandi, Panipat and Shri Hakim Ali , son of Shri Kadar Baksh , R /O village 
Pathargarh , Post Office Sanoli, Tehsil, Panipat have been elected as Chairman and Vice - Chairman of the 
sa id committee respectively . 


2. The notification bas been posted on the Notice Board of the said committee . 


UMED SINGH RAU, 

Presiding Officer , 
S.D.O. (Civil ), Panipat. 


• 1052 


HA RYANA GOVT GAZ., APRIL 16, 1985 (CHTR. 26, 1907 SAKA) 


[ PART I 


कृषि विभाग 

दिनांक 24 मार्च, 1985 
नं ० 2862/ मो ० सी ०.-- पंजाब मण्डी समिति अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ( चुनाव ) नियम 1962 के नियम 10 द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी मन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मैं उमेद सिंह राव , 
उप -मण्डल अधिकारी ( नागरिक ) , पानीपत प्रदान अधिकारी , भण्डी समिति, पानीपत, जिला करनाल इसके द्वारा अधिसूचित 
करता हूं कि श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री चूनी लाल , गोशाला मण्डी, पानीपत तथा श्री हाकिम अली , पुत्र श्री कादर बख्श , 
ग्राम पथरगठ डाकखाना सनौली, तहसील पानीपत कमशः उक्त मण्डी समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुने गये हैं । 
इस अधिसूचना को उक्त मण्डी समिति के नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया गया है । 

उमेद सिंह राव , 
प्रदान अधिकारी , 
उप - मण्डल अधिकारी 

( नागरिक ) , पानीपत । 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

B & R BRANCH 

The 8th April , 1985 
No. 4 /292- B & R ( E )-1-83 . - Consequent upon the successful completion of his training Shri 
Subhash Chander , Assistant Engineer ( Electrical) is appointed as Assistant Engineer ( Electrical) on 
temporary basis in the time scale of Rs. 940-40-1,100 - EB -50-1,400-60--1,700EB -- 75–2,000 with effect 
from 24th September , 1983. 

KIRAN AGGARWAL, 
Commissioner Secretary and to Government 

Haryana, P.W.D., B & R. Branch. 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDING AND ROAD BRANCH 

CIRCLE KARNAL 

The 4th April , 1985 
No SE/ Karnal circle / PWD B & R3/ 88R..- Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land 
below is needed by the Government at public expence, for a Public purpose , namely , Bathari Ruan 
Road to Bharanpuri Tehsil Kaithal, District K. K. R, Kurukshetra , it is, therefore, hereby declare 
that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose. 

This declaration is made under the provision of Section- 6 of the Land Acquisition Act, 
1894 to all whom it may concern and may under the provisions of Section 7 of the said Act, the 
District Revenue Officer -cum Land Acquisition Collector , Haryana , PWD, B & R Branch , Kurukshetra hereby 
directed to take order for the acquisition of the same land . 

Plans of land may be inspected in office of District Revenue-cum - Land Acquisition Collector , 
Haryana , PWD , B & R , Kurukshetra and Executive Engineer, Provincial Division Kurukshetra . Kaithal. 

SPECIFICATION 
District 

Tehsil Locality/ Area 

Rectangle ] 
Village and 

Killa No. 
Hadbast 

Acres 
Kurukshetra Kaithal 

Ruan 8.95 

51 52 
( Bharanpuri) 

25 


in 


21 


2 


58 


1 , 10 , 11, 20 , 21 


21 


. 


2 


57 


-- 


5 , 6 , 15, 16, 25 
68 69 

108 
5 

( Sd ) . 
Superintending Engineer, 
Karnal Circle, P.W.D., B & R Branch , 

Karnal Haryana . 


. " 


